PART I ) 


HARYANA GOVT GAZ ., OCT.30 , 1981 ( AVN. 28 , 19 SAKA) 


2261 


राजस्व विभाग 


पुर जागीर 


दिनांक 26 अगस्त , 1981 


क्रमांक 1539 - ज (II ) -81/30561.- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उमे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें प्राज नक संशोधन किया गया है ) को धारा 2( ए) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री धन सिंह , पुत्र श्री हालू राम, गांव झांसवा , तहसील झज्जर , जिला रोहतक 
को खरीफ़ , 1965 से रबी , 

100 रुपये वाषिक , सरीफ 1970 मे खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक 
तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


1970 तक 


दिनांक 27 अगस्त , 1981 


क्रमांक 1591 -ज ( I) -81/30656.-- पूर्वी मंजार युग पुरस्कार अधिनियम, 1948 

1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा 
राज्य में अपनाया गया है और इसमें पाज तक संभोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) ( 1 ) तथा 3 (1 ) के अनुसार सौंपे गये 
मधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री मोहरु राम, पुत्र श्री दल मुख . ग्राम कासनी खुर्द, तहसील लोहारु , 
जिला भिवानी को रवी , 1966 से रबी , 1970 तक 100 रुपये वार्षिक , खरीफ़ , 1970 से खरीफ़ , 1979 तक 150 रुपये 
वार्षिक तया रबी, 1980 से 300 हाये वार्षिक कीमत वाली पृद्ध जागोर मनर में दी गई गो के अनुसार सहर्ष प्रदान 
करते है । 


- 


क्रमांक 1504 -ज (II ) -81/30660.--- श्री श्योदान, पुत्र श्री हीरा सिंह , गांव चिमनी, तहसील झज्जर, जिला रोहतक की 
दिनांक 16 मार्च, 1934 को दुई मत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1 ए) तथा 
3 ( 14 ) के अधीन प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री श्योदान को मटिलक 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7- 1- ( II )-71/2385 5,दिनांक 19 अगस्त , 1971 द्वारा मंजूर की गयी थी , अब उसकी 
विधवा श्रीमती लक्ष्मी देवी के नाम खरोफ़ , 1974 से खरीफ़ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 
पये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शतों के अन्तगर्त प्रदान करते हैं । 


दिनांक 28 अगस्त , 1981 


क्रमांक 1616--(II ) -81/31064.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री दाता राम , पुत्र श्री विजेराम , गांव बंबेल, तहसील पान पत , 

को 
रबी, 1973 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में 
दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


जिला करनाल , 


क्रमांक 1502 - ज (II )-81/ 31082.-पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 

पौर उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ), की धारा 2( ए )( 1 ए ) तया 3 ( 1 ए ) के अनुसार सोपे गए अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री भीम सिंह, पुन श्री चेत राम , गांव गढ़ी सांपला, तहसील व जिला रोहतक को खरीफ़ , 
1976 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर समद में 
तरी गई शर्तों के अनुमार सहर्ष प्रदान करते है । 

भनमार 


देस राज सतीजा , 
विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


-- 


